निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 500 ) 


16 भाद्र 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार , 7 सितम्बर 2011 


योजना एवं विकास विभाग 
( अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ) 


कार्यालय आदेश 

29 जुलाई 2011 
सं0 स्था०1 / वि०3 - 29 / 2010 - 189 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक के लिए 
अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यथियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रु० 9300 - 34800 ( पे 
बैंड - 2 ) + ग्रेड वेतन रु0 4200 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के 
साथ परीक्ष्यमान कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक के रूप में 
अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 

मेघा 
क्र० 

नाम 

कोटि 
क्रमांक 

पदस्थापन स्थान 
2 


5 


36 


36 


श्री हीरा लाल 


बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय , डेहरी, रोहतास 


71 


श्री कुमार गौतम 


बी . सी . 


| प्रजा 


| प्रखंड कार्यालय, जमालपुर, मुंगेर 


श्री राजीव कुमार तिवारी 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, गोरियाकोठी, सीवान 


97 


श्री राम 


श्री राम सुजान कुमार 


सामान्य 


| प्रखंड कार्यालय , मोहनियॉ, भभुआ 


श्री सुजीत कुमार सोनू । 


एम०बी०सी० | प्रखंड कार्यालय , राजपुर , रोहतास 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 सितम्बर 2011 
2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी 
वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

3. सभी नव नियुक्त कर्मियों को निदेशित किया जाता है कि पदस्थापित कार्यालय में 
असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थय प्रमाण - पत्र के साथ योगदान समर्पित 
करेंगे । 

___ 4. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है , 
जिसे मूलरूप से प्रस्तुत किये जाने पर नियंत्री पदाधिकारी पूर्ण अभिलेख के साथ उनकी सम्पुष्टि 
निदेशालय कराने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकृत करेंगे । 

5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प 
संख्या 1919, दिनांक 18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने या देने संबंधी धोषणा पत्र 
योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि , वे 31 अगस्त 2011 तक अपना 
योगदान निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय को समर्पित करेंगे ।निर्धारित अवधि में योगदान नहीं 
करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी 
नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 
7. इसमे प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
संयुक्त निदेशक (प्रशासन ) - सह 

संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 500 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih. nic.in 


